सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 426 राँची, 

बुधवार , 


29 मई , 2019 ( ई ० ) 


नगर विकास एवं विकास विभाग 


अधिसूचना 

31 मई , 2019 
संख्या - का आ ० सं०-01/ विविध -26/2018 न ० वि ० आ०-2186 -- श्री रमेश कुमार सिंह, कार्यपालक 
पदाधिकारी , राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार को कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम के पद पर 
पदस्थापित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 
यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

मनीषा जोसेफ तिग्गा , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 426 


50 


